निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 527 ) 


___ 21 आश्विन 1931 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 13 अक्तूबर 2009 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

30 सितम्बर 2009 
सं०वि०स० ( का० ) -3/ 2006- 1146-वि०स० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है 
कि चतुर्दश बिहार विधान - सभा के उप -निर्वाचन (सितम्बर , 2009 ) में निर्वाचित निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने दिनांक 
26 सितम्बर 2009 को बिहार विधान - सभा के पुस्तकालय के वाचनालय कक्ष में माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के 
समक्ष ईश्वर के नाम से शपथ ग्रहण किया है : 


क्रम सं० 


निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम 


निर्वाचित सदस्य का नाम 


श्री कैलाश बैठा 


श्री नारायण प्रसाद 


02 , बगहा ( अ॰जा॰ ) 
09, नौतन 
60, बोचहा ( अजा० ) 
62 , औराई 


श्री मुसाफिर पासवान 


श्री सुरेन्द्र कुमार 


93 , कल्याणपुर 


श्री अशोक प्रसाद वर्मा 


94 , वारिसनगर ( अ॰जा० ) 


श्री विश्वनाथ पासवान 


105 , बेगूसराय 


श्री श्रीकृष्ण प्रसाद सिंह 


113, त्रिवेणीगंज 


श्री दिलेश्वर कामैत 


बिहार गजट ( असाधारण), 13 अक्तूबर 2009 


क्रम सं० 


निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम 


निर्वाचित सदस्य का नाम 


3 


130 , अररिया 


श्री विजय कुमार मंडल 


श्री मनीष कुमार 


श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता 


_ 155, घुरैया ( अ॰जा० ) 
____ 11 _ 167 , मुंगेर 

193 , फुलवारी ( अ॰जा॰ ) 
___ 13 210, रामगढ़ 

213, चैनपुर 


श्री उदय कुमार 


श्री अम्बिका सिंह 


श्री बृज किशोर विंद 


215 , चेनारी ( अ॰जा॰ ) 


श्री मुरारी प्रसाद गौतम 


228 , घोसी 


श्रीमती शांति शर्मा 


___ 235 , बोध गया ( अ॰जा॰ ) 


श्री कुमार सर्वजीत 


अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 527 -571 + 20-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


